पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 7 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2023--माघ 28, शक 1944 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Parimal Annaji Sonekar आत्मज Shri Annaji Mahadeo Sonekar, उम्र 34 वर्ष, 
निवासी-क्वा. नं.-3-ई, सड़क नं. 3-ए, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में 
कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम Parimal Annaji Sonekar, मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड व समस्त 
शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे पासपोर्ट F Parimal Sonekar दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने क संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Parimal Annaji Sonekar आत्मज Shri Annaji Mahadeo Sonekar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Parimal Sonekar Parimal Annaji Sonekar 
faal-Shri Annaji Mahadeo Sonekar faat-Shri Annaji Mahadeo Sonekar 
निवासी-क्वा. नं.-3-ई, निवासी-क्वा. नं.-3-ई, 
सड़क नं.-3-ए, सड़क नं.-3-ए, 
सेक्टर-10, भिलाई, सेक्टर-10, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


91 


92 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुप्तेश्वर लाल वर्मा आत्मज श्री राम किशुन वर्मा, उम्र 27 वर्ष, निवासी-44/एच, केम्प 
1, आजाद मोहल्ला, प्रेमनगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम गुप्तेश्वर लाल वर्मा है. जो कि मेरे 
आधार कार्ड व बैंक रिकार्ड तथा मेरे पुत्र साई अभिषेक वर्मा के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु उसके शालेय रिकार्ड व शैक्षणिक 
प्रमाण पत्र व दाखिल खारिज में मेरा नाम Milan Verma दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ प्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे गुप्तेश्वर लाल वर्मा (Gupteshwar Lal Verma) आत्मज श्री राम किशुन वर्मा (Shri Ram Kishun Verma) के 
नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Milan Verma गुप्तेश्वर लाल वर्मा 
पिता-श्री राम किशुन वर्मा (Gupteshwar Lal Verma) 
(S/o-Shri Ram Kishun Verma) पिता-श्री राम किशुन वर्मा 
निवासी-44/एच, केम्प -1, (S/o-Shri Ram Kishun Verma) 
आजाद मोहल्ला, प्रेमनगर, निवासी-44/एच, केम्प -1, 
सुपेला, भिलाई, आजाद मोहल्ला, प्रेमनगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शाहिद अंसारी आत्मज श्री मुजीब अंसारी, उम्र 27 वर्ष, निवासी-रिसालीभाठा, इस्पात 
नगर, बजरंग चौक, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम शाहिद अंसारी आ. मुजीब अंसारी 
है जो मेरे आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा चौथी के अंकसूची में शाहिद खान आ. मुझीब अंसारी व मेरे विवाह प्रमाण 
पत्र में शहिद खान आ. मुजीब अंसारी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे शाहिद अंसारी (Shahid Ansari) आत्मज श्री मुजीब अंसारी (Shri Mujib Ansari) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शाहिद खान, शाहिद अंसारी 
शाहिद अंसारी (Shahid Ansari) 
पिता-श्री मुझीब अंसारी पिता-श्री मुजीब अंसारी 
निवासी-रिसालीभाठा, इस्पात नगर, (S/o- Shri Mujib Ansari) 
बजरंग चौक, भिलाई, निवासी-रिसालीभाठा, इस्पात नगर, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) बजरंग चौक, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 93 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैलेष कुमार साहू आत्मज श्री जितेन्द्र कुमार साहू, उम्र 28 वर्ष, जाति तेली, निवासी-क्वा. 
नंबर-05/बी.आई., Whe मरौदा, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा व मेरे पिता का वास्तविक नाम शैलेष कुमार साहू 
आ. fare कुमार साहू है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र में शैलेष कुमार साहू 


आ. जे. के. साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे पिता का वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे शैलेष कुमार साहू आत्मज श्री जितेन्द्र कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
शैलेष कुमार साहू शैलेष कुमार साहू 
पिता-श्री जे. के. साहू 


पिता-श्री जितेन्द्र कुमार साहू 
निवासी-क्वा. नंबर-05/बी.आई., 
पाकेट मरौदा, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


निवासी-क्वा. नंबर-05/बी. आई., 
पाकेट मरौदा, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धीरज फलटन साहू आत्मज श्री फलटन साहू, उम्र 58 वर्ष, जाति तेली, निवासी-ग्राम 
मगरधोखरा, थाना व तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम धीरज फलटन साहू है जो मेरे आधार कार्ड, 
मतदाता परिचय पत्र व राशन कार्ड में दर्ज है किन्तु मेरे नाम के राजस्व अभिलेखों व बैंक पास बुक में कृत कुमार साहू दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे धीरज फलटन साहू आत्मज श्री फलटन साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


कृत कुमार साहू धीरज फलटन साहू 
पिता-श्री फलटन साहू पिता-श्री फलटन साहू 
निवासी-ग्राम-मगरधोखरा, निवासी-ग्राम-मगरधोखरा, 
थाना व तहसील-छुरिया, थाना व तहसील-छरिया, 
जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


94 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Bhupendra Sahu S/o- Shri Kripa Ram Sahu, उम्र 25 a4, fraret- Street No.- 
21, Sanatan Nagar, Near Vivekanand School, Ward 21, Kohka, Bhilai, Tehsil&District-Durg (C. 0.) का हूँ. यह कि मेरा 
वास्तविक नाम Bhupendra Sahu @ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, शैक्षणिक अभिलेखों व समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है किन्तु मेरे जन्म 


प्रमाण पत्र में 890[001078 Kumar Sahu व मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में Bhupendra दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे Bhupendra Sahu S/o Shri Kripa Ram Sahu के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Bhupendra, Bhupendra Sahu 
Bhupendra Kumar Sahu fadl-Shri Kripa Ram Sahu 
पिता-$॥ Kr ipa Ram Sahu frarat-Street No.-21, Sanatan Nagar, 
निवासी-506० No.-21, Sanatan N agar, Near Vivekanand School, 
Near Vivekanand School, Ward-21, Kohka, Bhilai 
Ward-21, Kohka, Bhilai, Teh. & Distt.-Durg (C. G.) 


Teh. & Distt.-Durg (C. G.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रवीण कुमार साहू आत्मज श्री फागलाल साहू, उम्र 49 वर्ष, जाति तेली (साहू) निवासी - 
म. नं. 2720, वार्ड क्रं. 10, फेन्डस नगर, एल.आई.सी. कॉलोनी, मोवा, पोस्ट es, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ पूर्व में मेरा नाम टेकराम 
साहू आ. फागलाल साहू था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, राजस्व रिकार्ड व मतदाता परिचय पत्र में दर्ज है मैंने अपना नाम परिवर्तित कर 


नया नाम प्रवीण कुमार साहू रख लिया हूँ जो मेरे आधार कार्ड व ड्रायविंग लायसेंस में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः: अब से मुझे प्रवीण कुमार साहू आत्मज श्री फागलाल साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
टेकराम साहू प्रवीण कुमार साहू 
पिता- श्री फागलाल साहू पिता- श्री फागलाल साहू 
निवासी-म. नं.-2720, वार्ड क्रं.-10, निवासी-म. नं.-2720, वार्ड क्रं.-10, 
फेन्डस नगर, एल.आई.सी. कॉलोनी, मोवा, फेन्डस नगर, एल.आई.सी. कॉलोनी, मोवा, 
पोस्ट-सड्डू, रायपुर, पोस्ट-सड्डू, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 95 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुधा जांगड़े ध. प. श्री सुरेश जांगड़े, उम्र 33 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी- 
इंदिरा नगर, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी चीनी बघेल आत्मजा श्री अवधराम बघेल था जो 
कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति प्रमाण पत्र में दर्ज है. मेरा विवाह 25 जुलाई 2002 को श्री सुरेश जांगड़े के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ 
मैंने अपना नाम श्रीमती सुधा जांगड़े रख ली हूँ जो मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र,10वी, 12वी व स्नातक की 
अंकसूची में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती सुधा जांगड़े ध. प. श्री सुरेश जांगड़े के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


कुमारी चीनी बघेल 
पिता- श्री अवधराम बघेल 
निवासी-इंदिरा नगर, रायगढ़, 
तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.) 


श्रीमती सुधा जांगड़े 
पति- श्री सुरेश जांगड़े 
निवासी-इंदिरा नगर, रायगढ़, 
तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवजी जायसवाल आत्मज स्व. कामता प्रसाद, उम्र 48 वर्ष, निवासी-बजरंग नगर, 
HU, वार्ड नं. 19, पोस्ट बिरगांव, थाना खम्तराई, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम शिवजी गुप्ता आ. स्व. 
कान्ता गुप्ता था जो कि मेरे आधार कार्ड, समस्त शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है मैंने अपने नाम के साथ 


उपनाम “गुप्ता” को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “जायसवाल ” को जोड़कर नया नाम शिवजी जायसवाल रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे शिवजी जायसवाल आत्मज स्व. कामता प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


शिवजी गुप्ता 
पिता-स्व. HIRT गुप्ता 
निवासी-बजरंग नगर, उरकुरा, 


शिवजी जायसवाल 
पिता-स्व. कामता प्रसाद 
निवासी-बजरंग नगर, उरकुरा, 


वार्ड नं.-19, वार्ड नं.-19, 
पोस्ट-बिरगांव, पोस्ट-बिरगांव, 
थाना-खम्तराई, थाना-ख म्तराई, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


96 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Sanjay Kumar Chandrakar S/o Shri Jiwan Lal Chandrakar, उम्र 51 वर्ष, 
निवासी-ब्लाक-11 सी, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा 
वास्तविक नाम Sanjay Kumar Chandrakar है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व समस्त शासकीय अभिलेखों में दर्ज है किन्तु मेरे प्रमाण 
पत्रों व सर्विस रिकार्ड F Sanjay Kumar दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे Sanjay Kumar Chandrakar आत्मज Shri Jiwan Lal Chandrakar के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
Sanjay Kumar Sanjay Kumar Chandrakar 
faat-Shri Jiwan Lal Chandrakar faat-Shri Jiwan Lal Chandrakar 
निवासी-ब्लाक-11 सी, निवासी-ब्लाक-11 सी, 
रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, रूआबांधा सेक्टर, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मंजू झा ध. प. श्री विवेकानंद झा, उम्र 45 वर्ष, निवासी-एच.आई.जी. 2859 
हाउसिंग बोर्ड, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. मंजू आत्मजा श्री डी. एन. मिश्रा था 
जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र व मेरे नाम की संपत्ति के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 03-06-1993 को श्री विवेकानंद झा के साथ 
संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती मंजू झा रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती मंजू झा ध. प. श्री विवेकानंद झा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. मंजू श्रीमती मंजू झा 
पिता-श्री डी. एन. मिश्रा पति-श्री विवेकानंद झा 
निवासी-एच.आई .जी.-2859, हाउसिंग बोर्ड, निवासी-एच.आई.जी.-2859, हाउसिंग बोर्ड, 
औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 97 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ. ग.) 
पुराना कलेक्ट्रेट परिसर सूरजपुर 


सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/23.-- जय लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित Tet, पं. क्र. 2142 को लगातार अकार्यशील 
एवं बंद रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/45 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री शैलेन्द्र गुप्ता सहकारी निरीक्षक 
द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहतू जय लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित लटोरी, पं. क्र. 2142 का पंजीयन रद्द करता 
हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/24.- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर, पं. क्र. 1824 को लगातार अकार्यशील एवं बंद 
रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/........ दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री शैलेन्द्र गुप्ता सहकारी निरीक्षक 
द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर, पं. क्र. 1824 का पंजीयन रद्द करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


98 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/25.-- बहुडद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कुम्दा बस्ती , पं. क्र. 2054 को लगातार अकार्यशील एवं बंद 
रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/36 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री अर्जुन राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक 
द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वार प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के Ted बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित कुम्दा बस्ती , पं. क्र. 2054 का पंजीयन रद्द करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/26.- दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बिर्मताल , पं. क्र. 1829 को लगातार अकार्यशील एवं बंद 
रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/72 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री अर्जुन राम, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक 
द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बिरमताल, पं. क्र. 1829 का पंजीयन रदूद करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत J 
क्रमांक/परिसमापन/2023/27.-- जय लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली , पं. क्र. 2163 को लगातार अकार्यशील 
एवं बंद रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/71 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री तैरस टोप्पो, सहकारी निरीक्षक द्वारा 
उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ जय लक्ष्मी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित सिलफिली, पं. क्र. 2163 का पंजीयन रदूद करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 99 


सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/28.-- खोहनाला प्राथमिक खनिज सहकारी समिति मर्यादित पहाड़गांव,, पं. क्र. 2001 को लगातार अकार्यशील 
एवं बंद रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/24 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री तैरस टोप्पो, सहकारी निरीक्षक द्वारा 
उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ खोहनाला प्राथमिक खनिज सहकारी समिति मर्यादित पहाड़गांव , पं. क्र. 2001 का पंजीयन रद्द 
करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/29.-- खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित बेलटिकरी , पं. क्र. 1901 को लगातार अकार्यशील एवं 
बंद रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/30 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री अभिषेक सोनी सहकारी निरीक्षक 
द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्यादित बेलटिकरी , पं. क्र. 1901 का पंजीयन Lae करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 
क्रमांक/परिसमापन/2023/30.-- आदर्श गौण खनिज सहकारी समिति मर्यादित केतका, पं. क्र. 1979 को लगातार अकार्यशील एवं 
बंद रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/21 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री अभिषेक सोनी सहकारी निरीक्षक 
द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 


अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के Ted आदर्श गौण खनिज सहकारी समिति मर्यादित केतका,, पं. क्र. 1979 का पंजीयन रद्द करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


100 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2023 [ भाग 3 (1) 


सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/31.-- खनिज सहकारी समिति मर्यादित ओड़गी , पं. क्र. 1968 को लगातार अकार्यशील एवं बंद रहने के 
कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/29 दिनांक 07-01-2015 
के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री महेन्द्र कुमार राजवाड़े, सहकारी निरीक्षक द्वारा 
उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 


परिसमापक द्वार प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ खनिज सहकारी समिति मर्यादित ओड़गी , पं. क्र. 1968 का पंजीयन Tee करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 
सूरजपुर , दिनांक 16 जनवरी 2023 
[ छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1 ) के तहत ] 


क्रमांक/परिसमापन/2023/32.-- बूढ़ादेव खनिज सहकारी समिति मर्यादित रामनगर, पं. क्र. 1906 को लगातार अकार्यशील एवं बंद 
रहने के कारण छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/19 दिनांक 
07-01-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया था. वर्तमान परिसमापक श्री महेन्द्र कुमार राजवाड़े सहकारी 
निरीक्षक द्वारा उक्त सहकारी समिति की परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
गया है. 


परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त समिति का पंजीयन रद्दकरण किया जाना 
उचित होगा. अतः मैं जी. एस. शर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 
15-23/15-02/2015/03 रायपुर दिनांक 26-10-2017 के अंतर्गत पंजीयक में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत्‌ बूढ़ादेव खनिज सहकारी समिति मर्यादित रामनगर , पं. क्र. 1906 का पंजीयन रदूद करता हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 13-01-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया. 


जी. एस. शर्मा 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023. 


